निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 माघ 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 70 ) पटना , मंगलवार , 28 जनवरी 2020 


सं ० प्र ० 8 / समा०-08-10 / 2019-02 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


संकल्प 

1 जनवरी 2020 
भारत के भूतपूर्व वित्तमंत्री स्व ० अरूण जेटली के महान व्यक्तित्व, उनकी उदात्ता एवं उज्जवल संसदीय जीवन को देखते हुए 
राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 28 दिसम्बर को उनकी जयन्ती राजकीय समारोह के रूप में मनायी जायेगी । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उपेन्द्र नाथ पांडेय, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 70-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


